सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या – 35 राँची , मंगलवार , 


3 . 


4 माघ , 1944 ( श ० ) 

24 जनवरी , 2023 ( ई ० ) 

कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 

7 नवम्बर , 2022 


संख्या- 1 / पी0-102 / 2014 खण्ड का०- 6880 -- जनवरी , 2023 में माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता 
में आयोजित मुख्य सचिवों के सम्मेलन की तैयारी हेतु भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित 
पदाधिकारियों को अपने कार्यों के साथ दिनांक 09.11.2022 से दिनांक 06.01.2023 तक योजना एवं 
विकास विभाग , झारखण्ड में प्रतिनियुक्त किया जाता है : 

1 . 

श्री मनीष कुमार , भा.प्र.से. ( झा : 2018 ) , संयुक्त सचिव , ऊर्जा विभाग , झारखण्ड , राँची । 

2 . 

श्री अभिजीत सिन्हा , भा.प्र.से. ( झा : 2018 ) , संयुक्त सचिव , स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग , 
झारखण्ड , राँची । 

श्री ऋतुराज , भा.प्र.से. ( झा : 2018 ) , संयुक्त सचिव , श्रम , नियोजन , प्रशिक्षण एवं कौशल विकास 
विभाग , झारखण्ड , राँची । 


4 . 


5 . 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 24 जनवरी , 2023 


श्री रवि आनन्द , भा.प्र.से. ( झा : 2018 ) , संयुक्त सचिव , अनुसूचित जनजाति , अनुसूचित जाति , 
अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग , झारखण्ड , राँची । 


श्री दिनेश कुमार यादव , भा.प्र.से. ( झा : 2018 ) , संयुक्त सचिव , पेयजल एवं स्वच्छता विभाग , 
झारखण्ड , राँची । 


उपर्युक्त पदाधिकारी सचिव , योजना एवं विकास विभाग , झारखण्ड के मार्गदर्शन में कार्य 
संपादित करना सुनिश्चित करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


विनोद कुमार , 

सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 35-50 


